निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 500 ) पटना , शुक्रवार , 17 जून 2016 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

31 मई 2016 
सं0 अ0सं0क0 - 03(ब) - 09 - 01 / 2015 - 52 - विभागीय अधिसूचना संख्या - 1069 दिनांक 05.08 .2015 द्वारा 
पुनर्गठित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार, पटना के निम्नांकित पदधारकों द्वारा अपने पद से त्याग -पत्र दे 
दिया गया है : 
क्र०सं० नाम 

पता 

पदनाम | त्याग - पत्र की तिथि 
1 । मो० सलाम 

मोहल्ला - दिलावरपुर 

अध्यक्ष 

17.05. 2016 
पो0जिला - मुंगेर 
____ 2 | श्री एम्ब्रोस पैट्रिक 

हाजीगंज, कैमशिकोह 

उपाध्यक्ष 

17.05. 2016 
पटना सिटी, पटना 
| 3 डा0 ( कैप्टन) दिलीप कुमार सिन्हा | बटुकेश्वर दत्त लेन , 

उपाध्यक्ष 

17.05. 2016 
जक्कनपुर न्यू एरिया , पटना 
4 | श्री कुलवंत सिंह सलुजा 

88 पंजाबी कॉलोनी, 

सदस्य 

17 .05. 2016 
चितकोहरा, पटना 
5 श्री मो0 अब्दुल्ला 

ग्रामपो० - लखयनियाँ , 

सदस्य 

17.05. 2016 
बेगुसराय 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 17 जून 2016 


क्र०सं० 


नाम 


पता 


पदनाम 


त्याग - पत्र की तिथि 


6 | श्री अहमद अली तमन्ने , 

ग्राम - सकरपुर , 

सदस्य 

20 .05. 2016 
जिला - दरभंगा 
2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1991 की धारा - 5 ( क ) के आलोक मे क्रमांक 1 से 5 तक 
के पदधारकों का त्याग - पत्र दिनांक 18.05. 2016 एवं क्रमांक - 6 पर नामित पदधारक का त्याग - पत्र दिनांक 20.05.2016 
के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0) अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 500 - 571 + 100 - डी0टी0जी0I 

Website : http : // egazette .bih .nic.in 


